निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 श्रावण 1933 ( श ) 
पटना , बुधवार , 17 अगस्त 2011 


( सं० पटना 409 ) 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

16 अगस्त 2011 
सं० ग्रा0वि08 ( थ ) - 129 / 2009 - 68329 — केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का राज्य स्तर पर गठित 
निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के लिए निर्गत विभागीय अधिसूचना, ज्ञापांक - 1999, दिनांक 05 मार्च 
2010 के आलोक में ग्रामीण विकास मंत्रालय , भारत सरकार के पत्रांक - क्यू0 -13018 / 6 / 2009 ए0आई0भी० 
एण्ड एम0सी0 ( आर0डी0 ), दिनांक 04 सितम्बर 2009 , पत्रांक - क्यू0 -13018 / 6 / 2009 ए0आई0भी० एण्ड 
एम0सी0 ( आर0डी0 ), दिनांक 19 फरवरी 2010, पत्रांक - क्यू0 -13018 / 6 / 2009 ए0आई0भी० एण्ड एम0सी0 
( आर0डी0 ), दिनांक 31 दिसम्बर 2010 एवं पत्रांक - क्यू0 -13018 / 6 / 2009 एआईभी० एण्ड एम0सी0 
( आर0डी0 ), दिनांक 26 मार्च 2010, विभागीय पत्रांक - 2948, दिनांक 27 मार्च 2010 तथा श्री आर0 के0 
धवन के सम्प्रति राज्यसभा सदस्य नहीं रह जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0 2283 , दिनांक 01 
मार्च 2011 में आंशिक संशोधन करते हुये निदेशानुसार पूर्ण रूप से गठित समिति के लिए निम्नांकित 
अध्यक्ष / सदस्य सचिव एवं सदस्यों को मनोनित किया जाता है: 


मंत्री, 


अध्यक्ष 


सदस्य 


ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना 
श्री मोहम्मद असरारूल हक , 
सदस्य , लोक सभा, किशनगंज 10, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली दूरभाष सं0 
011- 26873072, 09818893996 
श्री ओम प्रकाश यादव , सदस्य , लोक सभा, सिवान 25 बी०पी० हाउस , 
नई दिल्ली दूरभाष सं0 - 011- 233222292, 09431439282 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अगस्त 2011 


सदस्य 


सदस्य 


6 


सदस्य 


7 


सदस्य 


सदस्य 


| श्री अर्जुन राय , 
संसद सदस्य, लोक सभा , सीतामढ़ी 
72, साउथ ऐभन्यू, नई दिल्ली, दूरभाष -011 - 2205781 / 23795184 / 
09431800120 
श्री उमाशंकर सिंह , 
संसद सदस्य, लोक सभा , महाराजगंज 
16, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली, दूरभाष - 011 -23352777 / 
23350777 / 09431011061 / 09013180102 
श्री श्रवण कुमार , 
सदस्य , बिहार विधान - सभा , नालंदा 
07 बेली रोड , पटना । 
दूरभाष सं0 -0612 -2225474, 9431023194 
श्री बिनय बिहारी , 
सदस्य, बिहार विधान - सभा, लौरिया 
ऑफिसरर्स फ्लैट बी0-1, न्यू पुनाईचक , पटना । 
दूरभाष सं0 - 9430274177 
| श्री बिरेन्द्र सिंह , 

सदस्य , बिहार विधान - सभा , बजीरगंज 
ब्लॉक बी -301 / 302, दरोगा प्रसाद राय पथ, पटना- 800001 
श्री शालीग्राम यादव , 
सदस्य , बिहार विधान - सभा, बेनीपटटी 
न्यू फैमली टाईप 11 आर0ब्लॉक, पटना 

दूरभाष सं0 - 0612- 2225413, 9431821110 
| श्री मनोज कुमार सिंह उर्फ श्री मनोज कुशवाहा, 

सदस्य, बिहार विधान - सभा, कुढ़नी 
विधायक फ्लेट सं0 - 99 / 100 पटेल पथ, पटना 
दूरभाष सं0 - 0612 - 2223672, 9431813555 
श्री तारकेश्वर सिंह , गैर - सरकारी सदस्य 
भूतपूर्व सदस्य , बिहार विधान - सभा , 
26, आदर्श कॉलोनी, श्रीकृष्णा नगर , पटना- 800001 
मो0न0 - 9431020949 
श्री रामचन्द्र भारती , गैर - सरकारी सदस्य 
आर्शीवाद भवन, बी0/ 3, श्रीरामकृष्ण पथ, मोहनपुर पुनाईचक, पटना 
800023, मो0न0 - 9431094227 
श्री समीर कुमार महासेठ , गैर- सरकारी सदस्य , 
भूतपूर्व सदस्य, बिहार विधान परिषद्, 
हाउस नं0 -11, बसंत बिहार कॉलोनी, बोरिंग रोड, पटना- 800001 
दूरभाष सं0 - 9431011416 , 9835030015 


9 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


13 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अगस्त 2011 


सदस्य 


श्री जावेद इकवाल , 
गैर - सरकारी सदस्य 


15 


सदस्य 


सचिव /विभागध्यक्ष , वित्त विभाग , ग्रामीण कार्य विभाग, राजस्व विभाग, 
योजना विभाग , कृषि विभाग , पशुपालन एवं मतस्य संसाधन विभाग, 
सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, समाज कल्याण विभाग , 
सहकारिता विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग | 


16 


सदस्य 


17 


सदस्य 


18 


सदस्य 


सदस्य 


निदेशक , 
सांस्थिक वित्त 
प्रबंध निदेशक / विभागाध्यक्ष, 
एस . सी . / एस . टी . विकास निगम, 
बिहार, पटना । 
प्रबंध निदशेक /विभागाध्यक्ष , 
महिला विकास निगम , 
बिहार , पटना । 
श्रीमती अर्पणा सिंह , NGO Representative 
सचिव अर्णव ( ARNAV ) , बिहार 
नवाब कॉलोनी, तिलका मांझी, भागलपुर - 812001 
मो0न0 - 9431017940 
श्रीमती अमिता भुषण , NGO Representative 
अध्यक्ष, चन्द्रभानु रामाकान्त फॉन्डेशन , बिहार 
हर्रख ( Harrakh), मैसूरी पब्लिक स्कूल , बेगूसराय 
मो0न0 - 9199824377 
प्रधान सचिव / सचिव , 
ग्रामीण विकास विभाग , 
बिहार , पटना 


20 


सदस्य 


21 


सदस्य , सचिव 


इस अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 


आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट , 
आयुक्त, मनरेगा । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 409- 571 + 300 -डी०टी०पी० । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


